सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 फाल्गुन 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 194 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 मार्च , 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 
22 फरवरी , 2023 


2. श्री अभय शंकर राय 

3. श्री संजीव कुमार 

4. श्री विमलेन्दु भूषण कुमार 

5. श्रीमती अनुपमा प्रसाद 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सं ० 1 स्था ० - 122 / 2022-560 / वि ० स ० -- बिहार विधान सभा सचिवालय में संवर्गीय प्रोन्नति पर प्रभावी 
रोक के कारण विधायी एवं अन्य दैनिक कार्यों में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 
कार्यहित में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 2581 , दिनांक 02.12.2022 द्वारा प्रभार देने हेतु गठित तीन 
सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रशासनिक संवर्ग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत निम्नांकित 
पदाधिकारियों को अपने ही वेतनमान में उप सचिव के पद का कार्यकारी प्रभार देते हुए प्रभार ग्रहण करने की तिथि 
से पदधारक बनाया जाता है : 

1. श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो 


6. श्रीमती पूनम सिन्हा 

( ii ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


( iii ) वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यहित में पदधारक इस शर्त के साथ बनाया जाता है कि भविष्य में 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा । न्याय निर्देश के 
आलोक में बिहार सरकार के नियमानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पुनः प्रारंभ होने पर समिति द्वारा 
वित्तीय लाभ की देयता , यदि हो , पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 मार्च , 2023 

( iv ) पदधारक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी 
किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर इसे संशोधित / रद्द किया जा सकेगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से . 
पवन कुमार सिन्हा , 
उप - सचिव । 


2 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित | 

बिहार गजट ( असाधारण ) 194571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


